निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 139 ) पटना , मंगलवार , 13 फरवरी 2018 


सं० अ०स०क० 08 - 19 / 2005 ( खण्ड ) - 4376 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


संकल्प 

13 फरवरी 2018 
विषयः बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम , पटना का हिस्सा पूंजी राशि 40. 00 ( चालीस) करोड़ 

रूपये से बढ़ाकर 80. 00 ( अस्सी) करोड़ रूपये एवं बढ़ी हुई हिस्सा पूंजी की राशि का 
भुगतान 08. 00 ( आठ) करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की दर से करने तथा निगम के Memorandum 

& Articles of Association में तदनुरूप संशोधन / परिवर्तन करने के संबंध में । 
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं एवं कार्य क्षेत्र के विस्तार के 
कारण निगम की आधारभूत संरचना को सशक्त करने की आवश्यकता को देखते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय 
निगम , पटना का हिस्सा पूंजी राशि 40.00 ( चालीस) करोड़ रूपये से बढ़ाकर 80.00 ( अस्सी) करोड़ रूपये एवं बढ़ी हुई 
हिस्सा पूंजी की राशि का भुगतान 08.00( आठ ) करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की दर से करने का निर्णय लिया गया है ताकि 
अधिकाधिक संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यकों को रोजगार आदि हेतु वित्तीय सहायता देकर उनका 
आर्थिक एवं सामाजिक स्तर का उत्थान किया जा सकें । 

इस हेतु निगम के Memorandum & Articles of Association में निम्न प्रकार से संशोधन किया 
जाता है : 
नियम वर्तमान प्रावधान 

संशोधित प्रावधान 
बिहार राज्य अल्पसंख्यक | The Authorised share | The authorised share capital of 
वित्तीय निगम, पटना के | capital of the company the company is Rs. 80 ( eighty ) 
Articles of Association is Rs. 40 (forty) crores | crores divided into 80 (eighty ) 
का Article- 6 

divided into 40 ( forty ) | lakhs equity shares of Rs. 100 
lakhs equity shares of ( Rupees one hundred ) 
Rs. 100 (Rupees one 
hundred ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 फरवरी 2018 


Memorandum of the share capital of the share capital of the 
Association oht Clause v the company is Rs . 40 company is Rs . 80 ( eighty ) 

(forty ) crores diveded crores divided into 80 
into 40 (forty ) lakhs ( eighty ) lakhs equity shares 
equity share of Rs. of Rs . 100( Rupees one 
100 (Rupees one hundred) each . 

hundred ) each . 
2. उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र में सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी विभागों / विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
___ मो० एस०आई०फैसल, 
विशेष सचिव - सह -निदेशक । 


आदेश: 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 139-571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


